June. wuh 
रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 


M 


रजिस्ट्री संडी एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D I. - 33004 / 99 


सपम्प जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


M 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भागm - खण्ड 4 
PART II - Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार, जून 28 , 2000 / आषाढ़ 7 , 1922 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28 , 2000 /ASADHA 7 , 1922 


32 


%3 


D 


%3D 


- 


n 


सं . 851 
No . 85 ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - - - - 


इलाहाबाद बैंक 


अधिसूचना 

कलकत्ता, 26 जून , 2000 
सं. प्रशा. / 6 / 1992. - इलाहाबाद बैंक का निदेशक बोर्ड, बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम , 1970 
( 1970 का 5 ) को धारा 12 की उप - धारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से 

और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से इलाहाबाद बैंक ( अधिकारी ) सेवा विनियम, 1976 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है , 
अर्थात् :--- 


वा 


1. ( 1 ) इन विनियमों को इलाहाबाद बैंक अधिकारी सेवा ( संशोधन ) विनियम 2000 कहा जा सकेगा । 


( 2 ) इन विनियमों में अन्यथा विहित के सिवाए, ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे । 


2. इलाहाबाद बैंक ( अधिकारी ) सेवा विनियम , 1976 में 


( क ) विनियम 12 में , उप -विनियम ( 3 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप - विनियम अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् 


( 4 ) कोई अधिकारी 


( क ) जिसने उप - विनियम ( 1 ) में संदर्भित विकल्प का उपयोग किया था ; तथा 


( ख ) जिसने नियत तिथि से तत्काल पहले उनके लिए प्रयोज्य वेतन एवं भत्ता फरवरी, 1984 के प्रथम दिवस के बाद भी 

आहरित करना जारी रखा ; तथा 


( ग ) जो अप्रैल, 1997 के प्रथम दिवस के बाद या को बैंक की नियमित सेवा में हैं , 


उन्हें अप्रैल, 1997 के प्रथम दिवस को एवं से इन विनियमों के तहत यथाप्रयोज्य वेतन एवं भत्तों के विकल्प की अनुमति दी 
जाएगी ; ऐसे विकल्प के उपयोग पर, उन्हें वेतन में इस रूप में फिट किया जाएगा कि यथास्थिति 01 - 04 - 1997 को विनियम 
4 ( 2 ) में देय महंगाई भत्ता सहित निर्धारित वेतन 31 - 03 - 1997 को उप - विनियम 2 के अनुरूप आहरित किए जा रहे उसके 
विद्यमान वेतन ( अर्थात् मंहगाई भत्ता सहित वेतन ) के निकटतम हो । 


1783 G12000 


___ (1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . + 1 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


( ख ) विनियम 23 में , 


( i ) उप - विनियम (iii ) के बाद, निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : - - 


" परन्तु, यह तब जबकि अप्रैल 1997 के प्रथम दिवस को और से इस उप - विनियम के उपबंध अक्षरों , अंकों तथा शब्दों 
" रु. 40 प्र. मा . या रु. 25 प्र. मा . " के लिए मानो अक्षर , अंक और शब्द " रु. 125 प्रति माह या रु. 100 प्रति माह 

क्रमशः प्रतिस्थापित कर दिए गए हों " ; 
( ii ) उप - विनियम (iv ) के बाद निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" परन्तु, यह तब जबकि अप्रैल 1997 के प्रथम दिवस को और इसे उप--विनियम के उपबंध अक्षरों, अंकों तथा शब्दों 
" रु. 150 प्र. मा . " के लिए मानो अक्षर, अंक और शब्द " रु. 300 प्रतिमाह प्रतिस्थापित कर दिए गए हों " ; 


( iii ) उप - विनियम ( v ) में , द्वितीय परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" परन्तु , यह तब जबकि अप्रैल 1997 के प्रथम दिवस से ही इस उप -विनियम के उपबंध प्रभावी होंगे, मानो 


( क ) अक्षर एवं अंक " रु. 700 " के लिए अक्षर एवं अंक " रु. 1000 " प्रतिस्थापित कर दिए गए हों ; 
( ख ) प्रथम एवं द्वितीय परंतुक में दोनों ही स्थानों पर अक्षर एवं अंक " रु. 350 के लिए अक्षर एवं अंक " रु . 500 " 

प्रतिस्थापित कर दिए गए हों ; 
(iv ) उप- विनियम ( vii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्त: स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" परन्तु, यह तब जबकि वित्तीय वर्ष 1997 - 98 से ही उप -विनियम के उपबंध प्रभावी होंगे, मानो अक्षर , एवं अंक 

" रु. 150 के लिए अक्षर एवं अंक " रु. 250 प्रतिस्थापित कर दिए गए हों ; 
( v ) उप - विनियम ( viii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

* " परन्तु, यह तब जबकि अप्रैल 1997 के प्रथम दिवस को और से इस उप -विनियम के उपबंध अक्षरों, अंकों तथा शब्दों 
" रु. 35 प्र. मा . " के लिए मानो अक्षर, अंक और शब्द " रु. 70 प्रतिमाह " प्रतिस्थापित कर दिए गए हों "; 


( ग ) विनियम 32 में , ठप -विनियम ( 2 ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्त : स्थापित किया जाएगा : 


" परन्तु यह तब जबकि वर्ष 1997 या किसी परवर्ती वर्ष में उपभोग न की गई आकस्मिक छुट्टी आगामी तीन वर्षों में बीमारी 
की छुट्टी के आगे या पीछे जोड़ी जा सकेगी "; 


( घ ) विनियम 42 में , 


( i ) उप-विनियम 2 (i ) में अक्षर एवं अंक " 01 - 07 - 1993 से ही के लिए अक्षर एवं अंक " 01 - 07 - 1993 से ही किन्तु 

01 - 04 - 1997 से पहले " प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( ii ) उप -विनियम 2(i ) के पश्चात् निम्नलिखित उप -विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--- 

" 2 (i ) ( क ) अप्रैल, 1997 के प्रथम दिवस से ही , स्थानान्तरित अधिकारी को मालवाहक ट्रेन द्वारा उसकी सामान के 
परिवहन हेतु निम्नलिखित सीमा तक हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी : 


वेतन रेंज 


जहां अधिकारी का परिवार है 


जहां अधिकारी का परिवार नहीं है 


रु. 4250 प्रतिमाह से लेकर 
रु . 6210 प्रतिमाह 


3000 किलोग्राम 


1500 किलोग्राम 


पूरा वागन ( डिब्बा ) 


2500 किलोग्राम 


रु. 6211 प्रतिमाह एवं 
इससे अधिक 


01 - 01 - 1987 से ही 


( iii ) उप - विनियम ( 3 ) में , अक्षर एवं अंक " 01 - 01 - 1987 से ही के लिए अक्षर एवं अंक 

किन्तु 01 - 04 - 1997 से पहले " प्रतिस्थापित किया जाएगा । 


( iv ) उप - विनियम ( 3 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप -विनियम अन्त : स्थापित किया जाएगा : --- 


3 ( क ) अप्रैल 1997 के प्रथम दिवस से ही , स्थानांतरित अधिकारी पैकिग , स्थानीय परिवहन, सामान के बीमा करण 
आदि से संबंधित व्यय हेतु नीचेदर्शाए अनुरूप एकमुश्त राशि आहरित करने का पात्र होगा : 


[ 4T 111 - 


15 + ] 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- - - - 


भारत मा रातपत्र : साधारण 
- - 

एकमुश्त 

- - 


--- - 


--- - 


--- 


- 


-- - 


ग्रेड 


- - 


-- 


- 


- 


उच्च कार्यपालक एवं 
वरिष्ठ प्रबन्धन 


7 5000 


मध्य प्रबन्धन एवं 
कनिष्ठ प्रबन्धन 


4000 


373110 GO , qe tantoti ( 51. 7. ) 

[faz1TH /3/4/ 77 / 2000 - STATYRO ] 
पाद टिप्पणी : - - उपर्युक्त विनियम में इससे पहले किए गए संशोधन निम्नवत् अधिसूचना सां. एवं तिथियों के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित 

fall meet : 
अधिसूचना सं . 

तिथि 


Yoh /f 101/949 


10 - 12 - 1999 


ALLAHABAD BANK 


NOTIFICATION 


Calcutta , the 26th June, 2000 


No. Admn /6 / 1992 . - In cxercise of the powers conferred by section 19 , read with sub -section ( 2 ) of 
section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings ) Act , 1970 (5 
of 1970 ), the Board of Directors of the Allahabad Bank in consultation with the Reserve Bank 
of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following 
regulations ſurther to amend Allahabad Bank (Officers ) Service Regulations, 1976 : 


( 1) These regulations may be called the Allahabad Bank Officers Service ( Amendment) 
Regulations, 2000 . 


( 2 ) Save as otherwisc provided in these regulations , they shall come into force on the 
date of their publication in the Official Gazette . 


In the Allahabad Bank (Officers ) Service Regulations, 1976 


a 


in regulation 12 , after sub - regulation ( 3 ), the following sub -regulation shall be 
inserted , namely : 


any officer, - 


(a ) who had exercised oplion referred to in sub - regulation ( 1 ) ; and 
(b ) who continued even after the first day of February , 1984 1o draw pay and 

allowances applicable to him immediately before the appointed date ; and 
( c ) who continues in regular service of the bank on or after the first day of 

April 1997 
Play the allowed to opi for pay und allowances as applicable under these 
regulations on and from the first day of April , 1997; on exercising such option , 
He will be ütled on ile pay in such a müiller that the puy as set out in Regulation 
4 ( ) alongwith the dearness allowance payable thereon as on 1.4 . 1997 is nearest 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — Sec . 41 


to his exisling salary ( i. e . pay plus dearness allowance ) bcing drawn in terms of 
sub -regulation (2 ) on 31.03 . 1997. 


(b ) 


in regulation 23 , 


after sub -regulation ( iii ), the following provisio shall be inserted namely : 
Provided that on and from the first day of April, 1997 , the provisions of 
this sub - regulation shall have effect as if for the letters , figures and words 
" R $ . 40 p .m . Or Rs. 25 p . in ." , the letters , figures and words " Rs. 125 per 
month or Rs. 100 per month had been respectively substituted . ; 


( ii) 


after sub - regulaltion 
namely : 


(iv ), the following proviso shall be inserted , 


Provided that on and from the first day of April, 1997 , the 
provisions of this sub - regulation shall have effect as if for the letters , 
figures and words " Rs. 150 p .m ., the letters , figures and words " Rs.300 
per month " had been substituted" ; 


( iii) 


in sub -regulation (v ), after the second proviso , the following proviso shall 
be inserted , namely : 


Provided that on and from the first day of April, 1997 the 
provisions of this sub - regulation shall have effect as if, - 


( A ) 


for the 


for the letters and figures " Rs . 700 " , the letters and figures 
" Rs. 1000 " had been substituted ; 


(B ) 


for the letters and figures " Rs. 350 " occurring at both the places in first 
and second Proviso , the letters and figures " Rs. 500 " had been 
substituted ; 


( iv ) 


after sub -regulation (vii ), the following proviso shall be inserted , 
namely : 


Provided that on and from the financial year 1997 - 98 , the provisions of 
the sub -rcgulation shall have effect as if for thc letters and figures " Rs. 
150 " the letters and figures " Rs 250 " had been substituted ; 


( V ) 


after sub - regulation ( viii), the following proviso shall be inserted , 
namely : 


( 477 VII - U54 ] 


भारत का राजपन : असाधारण 


Provided that on and from the first day of April , 1997 the 
provisions of this sub -regulation shall have effect as if for the 
letters and figures " Rs. 35 p .m ." , the letters, words and figures 
" Rs. 70 per month " had been substituted ; 


in regulation 32 , after sub- regulation (2 ), the following proviso shall be inserted , 
namely : 


" Provided that Casual Leave not availed of in the year 1997 or in 
any subsequent year may be suffixed or prefixed to sick leave in 
the following three years" ; 


(d ) 


in regulation 42 , 


in sub -regulation 2 (i ), for the words and figures " On and from 
1 .7 . 1993 , the other words and figures " On and from 1. 7 .93 but 
before 1. 4 . 97 " shall be substituted ; 


after sub -regulation 2 (i), the following sub - regulation shall be 
inserted , namely : 


" 2(i)(a ) On and from the first day of April , 1997, an officer on 
transfer will be reimbursed his expenses for transporting his 
baggage by goods train upto the following limits : 


Pay Range 


| Where an officer has family 


officer has no ] 


Where an 
family 
1500 kgs . 


1 


Rs. 4250.00 per month to 3000 kgs 
Rs. 6210 .00 per month 
Rs.6211 per month and above Full wagon 


2500 kgs ." 


( iii) 


in sub -regulation (3), for the words and figures "On and from 
1. 1. 1987 " , the words and figures "On and from 1. 1. 1987 but 
before 1.4 . 1997 " shall be substituted ; 


178361/200 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — S5c . 4 ] 


( iv ) 


after sub -regulation (3), the following sub - regulation shall be 
inserted : 


3 (a ) " On and from the first day of April, 1997 an officer on 
transfer will be eligible to draw a lump sum amount as indicated 
below for expenses connected with packing, local transportation , 
insuring the baggage , etc .: 


Grade 


Lump Sum 


Top Executive and Senior Management 


Rs.5000 .00 


Middle Management and Junior Management 


Rs.4000.00 


ASHOK DUTT, Chief Manager (PA ) 

[Adv./ II/IV /77/ 2000 Exty.) 


Foot Note : The amendments carried out earlier in the above Regulations werc published in the 
Gazette of India vide Notification Nos , with dates as under : 


Date 


Notification No. 


1 - 12 - 1999 


MO/Legal/949 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Dolhi- 110054, 


